निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार प्रकाशित 


द्वारा 


संख्या 04 


8 माघ 1936 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

28 जनवरी 2015 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-5 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 

आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

6-7 भाग-9 - क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


, 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


8-8 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


9-10 


2 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

18 नवम्बर 2014 
सं ०1 / विविध -83 / 2013-11017(एस ०) —विभागीय अधिसूचना संख्या -5594 ( एस ०) दिनांक 15.07.2013 द्वारा 
संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग के सेवा वर्ग -1 के अभियंताओं का औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित किया गया था तथा इसके 
विरूद्व आपत्ति की मांग की गई थी । पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या -6115 (एस०) दिनांक 29.07.2013 द्वारा संयुक्त 
अभियंत्रण संवर्ग पथ निर्माण विभाग , भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग में विभाजन हो जाने के कारण 
विभागीय अधिसूचना संख्या -303(एस ०) दिनांक 10.01.2014 द्वारा पथ निर्माण विभाग के अभियंत्रण सेवा वर्ग -1 के मुख्य 
अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता ( असैनिक ) की पारस्परिक वरीयता ( औपबंधिक ) प्रकाशित किया गया है । 
इस औपबंधिक वरीयता के विरूद्व 15 दिनों के अन्दर आपत्ति आवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया । 

विभागीय अधिसूचना संख्या-303 (एस ०) दिनांक 10.01.2014 द्वारा औपबंधिक वरीयता सूची के विरूद्व अधीक्षण 
अभियंता के पद के लिए कुल -06 (छ:) आपत्तियाँ प्राप्त हुई । जिसके निराकरण के पश्चात अधीक्षण अभियंता के पद के लिए 
अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित किया जाता है । 
बिहार अभियंत्रण सेवा (असैनिक ) की अंतिम वरीयता सूची 

अधीक्षण अभियंता 
शैक्षणिक सीधी 

सेवा में वर्तमान अभ्युक्ति 
सं ० 

( कोटि ) / गृह तिथि योग्यता नियुक्ति अभियंता में 

योगदान 
जिला 

प्रोन्नति का की 

प्रोन्नति 
सेवा / मेघा वर्ष / कनीय 

की तिथि 

तिथि / सेवा 
निवृति 

क्रमांक / अभियंता के 
की प्रतिशत 

संपुष्टि की 
तिथि प्राप्तांक वरीयता 

तिथि 
क्रमांक 


क्र ० 


नाम 


जन्म 


सहायक 


ग्रेड / 


का वर्ष 


2013काऔपबंधिक वरीयताक्रमांक 


रूप में 


वर्ष,2010स0अ0 ८.सिविललिस्टका 

क्रमांक 


1 


2 


7 


9 


10 


11 


1 


4 


4 
श्री शिवेन्द्र पासी 
( अ ० जा ०) / 
सहरसा । 


173 
( v ) 


6 
Diploma 
in civil 
Engg. 


लागू नहीं 


8 
1986/ 
1295/2009 


SE 
23-09 
2006 


2 


5 


लागू नहीं 


173 
( vi) 


श्री मोख्तार नाथ 
राम ( अ॰जा ०) / 
सारण । 


Diploma 
in civil 
Engg . 


1986/ 
1296/2009 


SE 
23-09 
2006 


3 


6 


लागू नहीं 


173 
( viii) 


श्री रमा कान्त 
प्रसाद ( अ ० जा ० ) / 
गोपालगंज । 


1986/ 
1299/2009 


5 
03-02 
1955 
28-02 

2015 
15-12 
1954 
31-12 

2014 
14-10 
1955 
31-10 

2015 
19-07 
1956 
31-07 
2016 
31-01 
1956 
31-01 
2016 
10-01 
1963 
31-01 
2023 


Diploma 
in Civil 
Engg. 


1986 
01-12-1977 


SE 
15-01 
2007 


4 


7 


173 
( ix ) 


लागू नहीं 


श्री विष्णु राम 
( अ॰जा ॰) / पूर्वी 
चम्पारण । 


Diploma 
in Civil 
Engg . 


1986/ 
1300/2009 


SE 
23-09 
2006 


5 


13 


193 


1985/ 44.04 


श्री राज नारायण 
चौधरी( अ ० जा ०) 
/ छपरा । 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


03-07-2004 


SE 
07-01 
2008 


6 


422 


1987/1790 


श्री इन्द्रजीत कुमार 
( अ ० जा ०) / 
नालंदा । 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


SE 
30-07 
2008 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


3 


क्र ० 


वर्तमान 


शैक्षणिक 
योग्यता 


अभ्युक्ति 


नाम 
( कोटि ) / गृह 

जिला 


सं ० 


सीधी 
नियुक्ति 


ग्रेड / 


का वर्ष 
/ मेघा 


जन्म 
तिथि 

/ 
सेवा 
निवृति 

की 
तिथि 


सहायक 
अभियंता में 
प्रोन्नति का 
वर्ष / कनीय 
अभियंता के 


2013काऔपबंधिक वरीयताक्रमांक 


सेवा में 
योगदान 

की 
तिथि / सेवा 
संपुष्टि की 
तिथि 


प्रोन्नति 
की तिथि 


वर्ष,2010स0अ0 30सिविललिस्टका 

क्रमांक 


क्रमांक / 
प्रतिशत 
प्राप्तांक 


रूप में 


वरीयता 
क्रमांक 


8 


9 


11 


1 
7 


2 
33 


4 
श्री केदार 
सिंह / रोहतास । 


6 
B.Tech. 
Civil 


7 
1980 / 64.54 


लागू नहीं 


21-10-1987 


10 
SE 
27-08 
2009 


8 


34 


20 


श्री रंजन 


1980 / 64.24 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


कुमार / मोतीहारी । 


21-10-1987 


SE 
27-08 
2009 


9 


35 


22 


1980 / 63.66 


श्री मनोरंजन कुमार 
सिन्हा / सीवान । 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
27-08 
2009 


10 


36 


23 


1980 / 63.34 


श्री हरिहर नाथ 
मल्लिक / दरभंगा । 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
27-08 
2009 


1 


39 


28 


1980 / 63.08 


श्री शिव शंकर 
प्रसाद / नवादा 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


16-12-1980 
21-10-1987 


SE 
27-08 
2009 


12 


40 


30 


1980/ 62.72 


श्री चमन प्रकाश 
सिन्हा / भोजपुर । 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
27-08 
2009 


13 


41 


32 


1980/ 62.19 


श्री हरेराम 
सिंह / सीवान । 


5 
01-06 
1957 
30-06 
2017 
01-01 
1958 
28-12 

2017 
01-07 
1956 
30-06 
2016 
28-01 
1955 
31-01 
2015 
29-03 
1955 
31-03 
2015 
29-10 
1957 
31-10 

2017 
15-01 
1956 
31-01 

2016 
01-01 
1955 
31-12 

2014 
04-01 
1964 
31-01 
2024 
30-01 
1957 
31-01 

2017 
10-09 
1955 
30-09 
2015 
31-03 
1957 
31-03 
2017 
19-01 
1956 
31-01 
2016 


B.Tech. 
Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
27-08 
2009 


14 


42 


33 


1980 / 62.17 


श्री राम प्रकाश 
सिंह / लक्खीसराय । 


लागू नहीं 


B.Sc. 
Civil 
Engg . 


17-12-1980 
21-10-1987 


SE 
27-08 
2009 


15 


46 


549 


1989/93 


लागू नहीं 


25-07-1989 


श्री ईश्वरी प्रसाद 
सिंह ( अ ० ज ० जा ०) 
भागलपुर । 


B. Tech 
(Civil) 
Engg. 


SE 
27-08 
2009 


16 


48 


36 


1980 / 61.68 


श्री अशोक कुमार 
वर्मा / बक्सर । 


लागू नहीं 


B.Sc. 
Engg. 
Civil 


12-12-1980 
21-10-1987 


SE 
02.12.2 

009 


17 


50 


38 


1980 / 61.12 


श्री निरंजन 
कुमार / सीतामढ़ी । 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
02.12.2 

009 


18 


54 


45 


श्री विजय शंकर 


1980 / 60.80 


B.Tech. 
Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
11-05 
2010 


19 


55 


46 


1980 / 60.72 


श्री रमेश प्रसाद 
सिंह / खगड़िया । 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
02-12 
2009 


4 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


वर्तमान 


क्र ० 
सं ० 


नाम 
( कोटि ) / गृह 

जिला 


शैक्षणिक 
योग्यता 


सीधी 
नियुक्ति 


अभ्युक्ति 


ग्रेड / 


का वर्ष 
/ मेघा 


जन्म 
तिथि 

/ 
सेवा 
निवृति 

की 
तिथि 


सहायक 
अभियंता में 
प्रोन्नति का 
वर्ष / कनीय 
अभियंता के 


2013काऔपबंधिक वरीयताक्रमांक 


प्रोन्नति 
की तिथि 


सेवा में 
योगदान 

की 
तिथि / सेवा 
संपुष्टि की 
तिथि 


वर्ष,2010स0अ0 or0सिविललिस्टका 

क्रमांक 


क्रमांक / 
प्रतिशत 
प्राप्तांक 


रूप में 


वरीयता 
क्रमांक 


8 


9 


11 


1 
20 


2 
58 


4 
श्री सत्येन्द्र नारायण 
सिहं / पूर्वी 
चम्पारण । 


6 
B.Tech . 

Civil 


7 
1980/ 60.04 


लागू नहीं 


21-10-1987 


10 
SE 
17-12 
2009 


21 


59 


51 


1980/ 59.80 


श्री ब्रजेश 
प्रसाद / पटना । 


B.Tech. 
Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
01-01 
2010 


22 


63 


59 


श्री अशोक कुमार 


1980 / 58.90 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


सिंह 


21-10-1987 


SE 
11-05 
2010 


23 


64 


60 


1980 / 58.89 


श्री जय प्रकाश 
सिंह 


5 
28-03 
1957 
31-03 

2017 
09-12 
1956 
31-12 

2016 
16-12 
1956 
31-12 

2016 
09-01 
1956 
31-01 

2016 
09-09 
1955 
30-09 
2015 
31-12 
1957 
31-12 

2017 
18-04 
1962 
30-04 
2022 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
11-05 
2010 


24 


65 


co 


श्री सलमान अहमद 


1980 / 58.89 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


21-10-1987 


SE 
11-05 
2010 


25 


70 


52 


1980 / 59.48 


श्री अमीर 
हसन / गोपालगंज 


लागू नहीं 


B.Sc. 
Engg. 
(Civil) 


17-12-1980 
21-10-1987 


SE 
11-02 
2011 


26 


72 


432 


1987/2035 


श्री सुरेश कुमार 
( अ॰जा ॰) / पटना। 


B.Tech . 

Civil 


लागू नहीं 


25-07-1987 
06-08-2005 


SE 
11-02 
2011 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शैलेश कुमार , अपर सचिव । 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचनाएं 

8 जनवरी 2015 
सं ० 7 / सी0-01-201/ 2009-28 - श्री दयाशंकर प्रसाद गुप्ता , सहायक अभियोजन 
पदाधिकारी , जिला अभियोजन कार्यालय , रोहतास ( सासाराम ) सम्प्रति प्रतिनयुक्त 
डेहरी - ऑन - सोन की दिनांक 01.08.2013 से 04.08.2013 तक की अवधि को बिहार 
सेवा संहिता के नियम 255 के आलोक में पारगमन अवधि ( Transit Period ) तथा दिनांक 
05.08.13 से दिनांक 23.09.13 तक की अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि को 
बिहार सेवा संहिता के नियम 14 ( ख ) के आलोक में कर्त्तव्य के रूप में विनियमित किया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
कृष्ण मुरारी प्रसाद अवर सचिव । 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


5 


कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए जिला अभियोजन कार्यालय, 


24 नवम्बर 2014 
सं 0 अ 0 नि 0 (01 ) 30 / 2014/ स्था0-1027 - बिहार अभियोजन सेवा के श्री मो 0 
जावेद , सहायक अभियोजन पदाधिकारी , अनुमंडल अभियोजन कार्यालय , दानापुर(पटना ) को 

जिला अभियोजन कार्यालय , 
पटना में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
कृष्ण मुरारी प्रसाद अवर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 जनवरी 2015 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-45 / 2008-354 / वा ० कर - श्री अनिल कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त प्रभारी, पटना 
दक्षिणी अंचल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-45 / 2008-355 / वा 0 कर - श्री शंकर कुमार मिश्रा, वाणिज्य कर उपायुक्त , समेकित जाँच 
चौकी, कर्मनाशा, भभुआ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त प्रभारी, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० )-अस्पष्ट , अवर सचिव । 


20 जनवरी 2015 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-45 / 2008-356 / वा 0 कर - श्री विश्वनाथ महतो , वाणिज्य कर उपायुक्त , अंकेक्षण, सारण 
प्रमंडल , छपरा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, फारबिसगंज अंचल , फारबिसगंज के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह आदेश दिनांक 01.02.2015 से लागू होगा । 
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०) -अस्पष्ट , अवर सचिव । 
अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 45-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


भाग-2 


आदेश , 


बिहार - राज्यपाल और 

कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये 

विनियम, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


( 04 ) 


अधिसूचना 

16 जनवरी 2015 
सं ० वन्य प्राणी -16 / 2012-34ई ० / प ० व० — पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिए 
गये निर्देश के आलोक में आर्द्रभूमियों के समेकित प्रबंधन के अन्तर्गत आर्द्रभूमि क्षेत्रों की सुरक्षा एवं जलीय पारितंत्र के 
अतिरिक्त अवक्षरण को रोकने हेतु बिहार राज्य आर्द्रभूमि विकास प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है : 
( 01 ) मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग । 

अध्यक्ष 
( 02 ) मंत्री, जल संसाधन विभाग । 

सदस्य 
( 03) मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग । 

सदस्य 
मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग । 

सदस्य 
( 05) मंत्री , वित्त विभाग । 

सदस्य 
( 06) मुख्य सचिव, बिहार । 

सदस्य 
( 07) प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग । 

सदस्य 
( 08 ) प्रधान सचिव / सचिव , गृह विभाग । 

सदस्य 
( 09 ) प्रधान सचिव / सचिव , विधि विभाग । 

सदस्य 
( 10 ) प्रधान सचिव / सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग । 

सदस्य 
(11) प्रधान सचिव / सचिव, पयर्टन विभाग । 

सदस्य 
(12) प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग । 

सदस्य 
( 13) प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग । 

सदस्य 
(14) प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग । 

सदस्य 
( 15 ) मुख्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार । 

सदस्य 
( 16 ) निदेशक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बिहार | 

सदस्य सचिव 
( 17 ) भारत सरकार , पर्यावरण, 

वन एवं जलवायु परिवर्तन 

सदस्य 
मंत्रालय द्वारा मनोनीत व्यक्ति । 
( 18 ) निदेशक, आर्द्रभूमि इंटरनेशनल , द ० एशिया 

सदस्य 
( 19) निदेशक, CIFRI , कोलकाता । 

सदस्य 
( 20 ) डॉ ० बी ०एन ० झा , प्रिंसिपल , एम ० आर० एम ० कॉलेज , दरभंगा । 

सदस्य 
( 21 ) श्री पंकज कुमार, ग्राम - लोमा, थाना - जंदाहा, जिला - वैशाली । 

सदस्य 
प्राधिकार के निम्न कार्य होंगे : 
(i) प्राधिकार राज्य के आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन हेतु नीति निर्धारित करेगी । 
( ii ) राज्य के आर्द्रभूमियों के पहचान करेगी एवं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि ( रामसर स्थल), 

अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि ( राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत) चिन्हित 

करने हेतु अनुशंसा करेगी । 
( iii ) आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को सलाह देगी । 
(vi ) मौजूदा राष्ट्रीय (आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमों, 2010 एवं राज्य स्तरीय विनियामक 

संरचना के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी । 
( v) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसरण में विभिन्न विभागों की अधिकारिताओं के 

भीतर आर्द्रभूमियों की पहचान और वर्गीकरण संबंधी प्रषित दस्तावेजों की समीक्षा प्राधिकरण के 

द्वारा कर अनुशंसित किया जायेगा । 
( vi) आर्द्रभूमियों की सीमा एवं जलग्रहण क्षेत्र के बहुपक्षीय अधिकार संबंधी विवादों को हल करेगी । 


- 


- 


- 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


7 


3 . 


( vii) आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन हेतु अन्य राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से 

सहयोग ले सकेगी । 
उपर्युक्त प्राधिकार के गैर सरकारी सदस्यों के कार्यकाल तीन वर्षों का होगा । इनको देय भत्ता राज्य सरकार के 
प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को देय राशि के अनुरूप होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , उप - सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


1 


श्री दिनेश कुमार, 


शुद्धि पत्र 

20 जनवरी 2015 
सं ० 6 / नि 0 प्रतिनि0-01-02 / 2013- 345 / वा 0 कर -विभागीय अधिसूचना संख्या 4156 दिनांक 18.11.13 एवं 
199 दिनांक 16.01.14 में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों की जन्म तिथि निम्नवत् संशोधित की जाती है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

जन्म तिथि 

20.03.1973 
2 श्री कुशेश्वर राउत 

02.05.1975 
3 मो ० शब्बीर 

20.10.2072 
4 

14.03.1979 
12.03.1982 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) -अस्पष्ट , अवर सचिव । 


शशि बाला 
श्री विशाल कुमार 


5 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 45-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
No. 156— I, Samir Kumar, R /o Flat No. 209 Sharan Vihar Appartment Road No. 
1D. Near P.P.Coloney, Patna-13 declare vide affidavit No. 2217 dated 13-12-2014 my 
daughter name has been changed from Vinika to Vinika Srivastava for all purposes . 

SAMIR KUMAR . 


No. 157_Rishabh, S / o - Sudha Mandal & Ram Lakhan Mandal R/ o A - 3 / 9 , 
Purnendu Nagar, P.O. Phulwari Sharif, Patna have changed my name Rishabh Mandal 
vide affidavit No. 11234 dated 01.08.2014 for all purposes . 

RISHABH. 


No. 158 — Rohit S /o Sudha Mandal & Ram Lakhan Mandal R /o A - 3 / 9 , Purnendu 
Nagar, P.O. Phulwari Sharif, Patna have changed my name Rohit Mandal vide affidavit 
No. 11235 dated 01.08.2014 for all purposes . 

ROHIT . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 45-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


9 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 


17 नवम्बर 2014 


सं ० 2 / अ0 प्र0-2–68 / 14-4146- श्री सुरेश चन्द्र, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद 
सम्प्रति सहायक अभियंता, भवन निरूपण अचल संख्या -2, भवन निर्माण विभाग, पटना के विरूद्व भवन प्रमंडल, औरंगाबाद के 
पदस्थापन काल में दाउदनगर उपकारा निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के लिए भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 3975 
दिनांक 03.06.09 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री चन्द्र द्वारा उनके पत्रांक 59 दिनांक 20.06.09 द्वारा जो स्पष्टीकरण समर्पित 
किया उसमें सभी बिन्दुओं को स्पष्ट नहीं किया गया । अतः विभागीय पत्रांक 259 दिनांक 15.01.2010 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण 
प्रतिवेदित करने हेतु श्री चन्द्र को लिखा गया । जिसके आलोक में श्री चन्द्र से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरात वृहत दंड का 
मामला मानते हुए उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र क गठित कर साक्ष्य सहित विभागीय पत्रांक 4200( भ) दिनांक 27.05.2010 द्वारा 
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया । 

2. पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या 567( एस ) दिनांक 14.01.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 
संचालन पदाधिकारी का पत्रांक 2179 दिनांक 28.03.2012 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा कार्य 
में पर्यवेक्षण / निरीक्षण के कमी को स्थापित करने का प्रतिवेदन दिया गया । 

श्री सुरेश चन्द्र, तत्कालीन सहायक अभियंता को विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न 
करते हुए पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6658 एस दिनांक 12.06.2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री चन्द्र द्वारा 
समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के बचाव बयान के समीक्षोपंरात पाया गया कि श्री चन्द्र निर्माण कार्य का पर्याप्त पर्यवेक्षण नही 
करने तथा पर्यवेक्षण के दायित्वों के लापरवाही बरतने के लिए स्पष्टतः दोषी है । तद्आलोक में श्री चन्द्र को उक्त 
अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए दंड का प्रस्ताव स्थापित किया गया । जिस पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है । 

4 पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6115 ( एस ) दिनांक 29.04.2013 द्वारा अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के 
संबंध में लिये गये निर्गत किये जाने हेतु श्री चन्द्र से संबंधित संचिका उपलब्ध करा दी गयी । 


10 


बिहार गजट , 28 जनवरी 2015 


5 भवन निर्माण विभाग द्वारा सम्यक विचारोपंरात श्री सुरेश चन्द्र तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल , 
औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभिंयता भवन निरूपण अंचल संख्या -2 पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप 
को प्रमाणित पाते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है । 

(1 ) निन्दन , 
( 2) दो वार्षिक वेतन वृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक, 
( 3) अकार्य पद में पदस्थापन । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 45-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


